रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सयपाजत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRAORDINARY yans 


HEALo. in 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PARTII - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 516 ] 
No. 516 


नई दिल्ली, मंगलवार , जून 4, 2002/ ग्येष्ठ 14, 1924 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2002/ JYAISTHA 14, 1924 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
मुम्बई, 4 जून, 2002 

Mumbai, the 4th June, 2002 
का . आ . 599( अ ). -- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 
भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ( इसमें इसके पश्चात् " एक्सचेंज " 

. S. 0. 599 ( E). - Securities and Exchange Board of 

India , having considered the application for renewal of 
के रूप में निर्दिष्ट ) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 

recognition made under Section 3 of the Securities Contracts 
1956 ( इसमें इसके पश्चात् " अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट ) की 

(Regulation ) Act, 1956 (hereinafter referred to as " the Act" ) 
धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर by Bhubaneshwar Stock Exchange Limited , (hereinafter 
विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित referred to as " the Exchange " ) and being satisfied that it 
में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतदद्वारा, अधिनियम 

would be in the interest of the trade and also in the public 

interest so to do, hereby granis, in exercise of the powers 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक्सचेंज को मान्यता का 

conferred by the Act, renewal of recognition to the 
नवीकरण अधिनियम की धारा 4 के अधीन 5 जून , 2002 को प्रारम्भ Exchange under Section 4 of the Act for a further period of 
होने वाली और 4 जून, 2003 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की । one year commencing on the 5th day of June, 2002 and 
अतिरिक्त कालावधि के लिए इसके नीचे विनिर्दिष्ट शतों के अध्यधीन 

ending on the 4th day of Junc, 2003 in respect of contracts 

in securities, subject to the conditions specified herein or 
या जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें प्रतिभूतियों में 

as may bo prescribed or imposed hereafter :- - 
संविदाओं की बाबत प्रदान करता है : 
( क ) एक्सचेंज द्वारा 

( a) Commencementby the exchange 
(i ) भाप्रषियो द्वारा अंतिम अनुमोदन के पश्चात् निपटान गारंटी 

(1) of settlement Guarantee Fund Trade Guarantee 
निधि/ व्यापार गारंटी निधि का । 

Fund after final approval by SEBI, 
(ii ) केवल उपर्युक्त (1 ) के अनुपालन के पश्चात् व्यापार का 

(1 ) of trading only after (i) above is complied with , 
प्रारंभ । 

( ) compliance of the action and measures as detailed 
( ख ) पत्र तारीख 03 जन, 2002 में यथा विस्तृत कार्रवाई और in the letter dated June 03, 2002. 
उपायों का अनुपालन । 

[ E. No. SEBI/LE/976202 ] 
[ फा. सं. भाप्रवियो/विधि/ 9762/ 02 ] 

G. N. BAJPAL, Chairman 
झानेन्द्र बाजपेयी, अध्यक्ष 
1808 GI/ 2002 

Printed by tho Manager, Govt. of India Prose, Ring Road, Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054. 


